निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 33 


26 श्रावण 1938 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

17 अगस्त 2016 ( ई 0 ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-15 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
विधेयक , उक्त 

विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


--- 


भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप ० -इन 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


आदेश , 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 
भाग- 2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले गये 

विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 
और 

न्यायालय के आदेश , 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 


. 


भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

16-16 


उच्च 


पूरक 


भाग -4 बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


17-17 


2 


बिहार गजट , 17 अगस्त 2016 


भाग -1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

25 जुलाई 2016 
एस 0 ओ 0 191 , दिनांक 17 अगस्त 2016 — नोटरीज अधिनियम , 1952 ( 53 of 1952 ) की धारा-5 (2 ) के 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल , नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -3 और 
नोटरीज नियमावली, 1956 ( यथा संशोधित ) के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना 
संख्या-3137/ जे0 , दिनांक 12.09.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक , श्री महेश कुमार पंडित जिनका नोटरीज पंजी 
के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 12.09.2016 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप 
में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


लेख्य प्रमाणक 

के नाम 


1 


5 


श्री महेश कुमार 


. 


आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 
2 

3 4 

6 
अधिवक्ता, नोटरी 

12.09.2001 बी ० कॉम 0 

मुंगेर 
पंडित सिविल कोर्ट , मुंगेर। 

एल 0 एल 0 बी 0 

जिला 
( सं0 सं 0 - ए0/ नोट-59 /98/ 4539 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी। 

25 जुलाई 2016 
एस 0 ओ 0 192 , एस 0 ओ 0 191 , दिनांक 17 अगस्त 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट -59 / 98/ 4539 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी। 

The 25th July 2016 
S.O. 191, date 17th August 2016 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2) of the 
Notaries Act , 1952 (53 of 1952 ), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mahesh Kumar 
Pandit and whose detail according to Notary Register is given below , the Notary appointed under 
section - 3 of the Notaries , Act, 1952 (1953 of 1952) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 
(As Amended ) by the State Government in Law Department Notification No. 3137 /J dated 12.09.2001 to 
practice as notary again forthe next five year from 12.09.2016. 


बिहार गजट , , 17 अगस्त 2016 


3 


Name of 
Notary 


1 


Shri Mahesh 
Kumar Pandit 


Residental/ 

Date of which the Qualification Area in Remarks 
professional nameof the Notary 

which 
address has been entered in 

Notary to 
the Register. 

practice 
2 

3 

4 

5 

6 
Advocate , Notary , 

12.09.2001 

B.Com Munger 
Civil Court,Munger 

L.L.B 

District 
( File no . -A/ Not - 59/ 98/ 4539 / J ) 

By order of the Governor of Bihar, 
MANOJ KUMAR , Joint Secretary -cum -Additional Legal Remembrancer, 

Bihar. ( Competent Authority ) 


19 जुलाई 2016 
एस0 ओ0 193 , दिनांक 17 अगस्त 2016 — नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952 ) की धारा -5 ( 2 ) के 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल , नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -3 और 
नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित ) के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना 
संख्या-976/ जे0, दिनांक 15.04.1995 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक , श्री रामदेव प्रसाद वर्मा, जिनका नोटरीज पंजी 
के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 15.04.2016 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप 
में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं व्यवसायिक लेख्य प्रमाणक पंजी | अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 

में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


पता 


1 


2 


3 


5 


4 

6 
श्री रामदेव अधिवक्ता, पकड़ी दयाल 15.04.1995 

पकड़ी दयाल अनुमंडल 
प्रसाद वर्मा अनुमंडल मोतिहारी 

जिला- मोतिहारी 
( सं 0 सं 0 - ए0 / नोट-39 / 13/ 4407 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी। 

19 जुलाई 2016 
एस 0 ओ 0 194 , एस 0 ओ 0 193 , दिनांक 17 अगस्त 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 


( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -39 / 13/ 4407 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
मनोज कुमार , संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी। 

The 19th July 2016 
S.O. 193, date 17th August 2016 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramdeo Prasad 
Verma and whose detail according to Notary Register is given below , the Notary appointed under 
section - 3 of the Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 
(As Amended ) by the State Government in Law Department Notification No. 976 /J dated 15.04.1995 to 
practice as notary again for the next five year from 15.04.2016 . 


4 


बिहार गजट , 17 अगस्त 2016 


Name of 
Notary 


1 
Shri Ramdeo 
Prasad 
Verma 


Residental/ Date of which Qualification Area in which Remarks 
professional the name of the 

Notary to practice 
address Notary has been 

entered in the 

Register . 
2 

3 4 

5 

6 
Advocate , 15.04.1995 

B.A 

Pakri Dayal Sub 
Pakri Dayal Sub 

L.L.B 

division Distt- East 
divisionalMotihari 

Champaran , Motihari 
( File no . -A/ Not- 39/ 93/ 4407/ J ) 

By order of the Governor of Bihar, 
MANOJ KUMAR , Joint Secretary -cum -Additional Legal Remembrancer, 

Bihar. ( Competent Authority ) 


19 जुलाई 2016 
एस 0 ओ 0 195 , दिनांक 17 अगस्त 2016 - नोटरीज अधिनियम , 1952 ( 53 of 1952 ) की धारा -5 ( 2 ) के 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल , नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -3 और 
नोटरीज नियमावली , 1956 ( यथा संशोधित ) के नियम -8 के उप -नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना 
संख्या-135/ जे0 , दिनांक 12.01.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक , श्री शिव शंकर प्रसाद सिंह , जिनका नोटरीज 
पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है , को दिनांक 12.05.2015 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के 
रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


लेख्य प्रमाणक के 


अहर्ता 


अभ्युक्ति 


आवासीय एवं 
व्यवसायिक पता 


नाम 


लेख्य प्रमाणक पंजी 
में नाम अंकित होने 

की तिथि । 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
करने के लिए प्राधिकृत 

किया गया है । 


1 


3 


2 

4 5 

6 
श्री शिव शंकर अधिवक्ता, नोटरी 

12.01.1994 बी 0 ए0 

शेखपुरा 
प्रसाद सिंह सिविल कोर्ट , शेखपुरा 

एल 0 एल 0 बी 0 

जिला 
( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -16/ 93/ 4408/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी। 

19 जुलाई 2016 
एस0 ओ0 196 , एस0 ओ0 195 , दिनांक 17 अगस्त 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -16 / 93/ 4408 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी। 

The 19th July 2016 
S.O. 195, date 17th August 2016 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shiv Shankar Prasad 
Singh and whose detail according to Notary Register is given below , the Notary appointed under section 
3 of the Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules , 1956 ( As 
Amended ) by the State Government in Law Department Notification No. 135 /J dated 12.01.1994 to 
practice as notary again for the next five year from 12.05.2015 . 


बिहार गजट , , 17 अगस्त 2016 


5 


Name of 
Notary 


-- 


Shri Shiv 
Shankar 
Prasad Singh 


Residental/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
professional name of the Notary 

which 
address has been entered in 

Notary to 
the Register. 

practice 
2 

3 

4 

5 

6 
Advocate , Notary , 12.01.1994 

B.A Sheikhpura 
Civil Court , 

L.L.B 

District 
Sheikhpura 

( File no . -A/ Not-16/ 93 / 4408/ J ) 

By order of the Governor of Bihar, 
MANOJ KUMAR , Joint Secretary -cum - Additional Legal Remembrancer , 

Bihar. (Competent Authority) 


13 जुलाई 2016 
एस0 ओ0 197 , दिनांक 17 अगस्त 2016 — नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -5 (2 ) के 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल , नोटरीज अधिनियम , 1952 ( 53 of 1952 ) की धारा -3 और 
नोटरीज नियमावली , 1956 ( यथा संशोधित ) के नियम -8 के उप - नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना 
संख्या-36/ जे0 , दिनांक 04.01.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक , श्री जय प्रकाश सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी 
के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 04.01.2014 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप 
में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है । 


अहर्ता 


लेख्य प्रमाणक 

के नाम 


आवासीय एवं 
व्यवसायिक पता 


अभ्युक्ति 


लेख्य प्रमाणक पंजी 

में नाम अंकित 
होने की तिथि । 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
करने के लिए प्राधिकृत 
किया गया है । 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


04.01.2001 


पटना 


श्री जय प्रकाश अधिवक्ता, 

बी 0 ए0 
सिन्हा सिविल कोर्ट , पटना 

एल 0 एल 0 बी 0 

जिला 
( सं 0 सं 0 - ए0 / नोट -105 / 92 / 4243 / जे0 ) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार , संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी। 

13 जुलाई 2016 
एस0 ओ0 198, एस0 ओ0 197 , दिनांक 17 अगस्त 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 


( सं 0 सं 0 - ए0 / नोट-105/ 92 / 4243/ जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी। 

The 13th July 2016 
S.O. 197 , date 17th August 2016 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jai Prakash Sinha 
and whose detail according to Notary Register is given below , the Notary appointed under section - 3 of 
the Notaries, Act , 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules , 1956 ( As 
Amended ) by the State Government in Law Department Notification No. 36 /J dated 04.01.2001 to 
practice as notary again for the next five year from 04.01.2014 . 


6 


बिहार गजट , 17 अगस्त 2016 


Name of 
Notary 


1 


Shri Jai 
Prakash Sinha 


Residental/ 

Date of which the Qualification Area in Remarks 
professional name of the Notary 

which 
address has been entered in 

Notary to 
the Register. 

practice 
2 

3 

4 

5 

6 
Advocate , 04.01.2001 

B.A 

Patna 
Civil Court, Patna 

L.L.B 

District 
( File no . -A/ Not-105 /92/ 4243 / J ) 

By order of the Governor of Bihar, 
MANOJ KUMAR , Joint Secretary -cum -Additional Legal Remembrancer, 

Bihar. ( Competent Authority ) 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


पटना 


11 जुलाई 2016 
एस 0 ओ0 199 , दिनांक 17 अगस्त 2016 — नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -5 ( 2 ) के 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल , नोटरीज अधिनियम , 1952 ( 53 of 1952 ) की धारा -3 और 
नोटरीज नियमावली, 1956 ( यथा संशोधित ) के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना 
संख्या-2429 / जे0 , दिनांक 25.07.1998 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम बचन सिंह , पटना जिनका नोटरीज 
पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है , को दिनांक 25.07.2016 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के 
रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं व्यवसायिक पता 

लेख्य प्रमाणक 

अहर्ता जिस क्षेत्र में अभ्युक्ति 
पंजी में नाम 

व्यवसाय करने के 
अंकित होने की 

लिए प्राधिकृत किया 
तिथि । 

गया है । 

6 
श्री राम बचन अधिवक्ता एवं नोटरी , जुवली 25.07.1998 

बी 0 ए 0 
सिंह हॉल एडवोकेट एशो0 के पास , 

एल0 एल 0 बी 0 जिला 
उच्च न्यायालय , पटना 

( सं 0 सं 0 - ए0 / नोट -69 / 94/ 4170 / जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी। 

11 जुलाई 2016 
एस0 ओ0 200 , एस0 ओ0 199 , दिनांक 17 अगस्त 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0 - ए0/ नोट-69 / 94 / 4170/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी। 

The 11th July 2016 
S.O. 199, date 17th August 2016— In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Bachan Singh 
and whose detail according to Notary Register is given below , the Notary appointed under section -3 of 
the Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub- rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 ( As 
Amended ) by the State Government in Law Department Notification No. 2429 /J dated 25.07.1998 to 
practice as notary again for the next five year from 25.07.2016 . 


बिहार गजट , , 17 अगस्त 2016 


7 


Name of 
Notary 


1 


Shri Ram 
Bachan Singh 


Residental/ 

Date of which the Qualification Area in Remarks 
professional address name of the Notary 

which 
has been entered in 

Notary to 
the Register. 

practice 
2 

3 

4 5 

6 
Advocate , Notary , Jubilee 25.07.1998 

B.A 

Patna 
hall Near Advocate 

L.L.B 

District 
Association Library , High 
Court, Patna 

( File no . -A/ Not- 69/ 94/ 4170/ J ) 

By order of the Governor of Bihar, 
MANOJ KUMAR , Joint Secretary -cum -Additional Legal Remembrancer, 

Bihar. (Competent Authority ) 


11 जुलाई 2016 
एस 0 ओ0 201 , दिनांक 17 अगस्त 2016 — नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -5 ( 2 ) के 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल , नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952 ) की धारा -3 और 
नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित ) के नियम -8 के उप- नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना 
संख्या -1998 / जे0 , दिनांक 29.06.1995 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक , श्री वंशीधर प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के 
अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 29.06.2016 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में 
कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


लेख्य प्रमाणक के 


अहर्ता 


आवासीय एवं 
व्यवसायिक पता 


अभ्युक्ति 


लेख्य प्रमाणक पंजी में 
नाम अंकित होने की 


नाम 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
करने के लिए प्राधिकृत 

किया गया है । 


तिथि । 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री वंशीधर प्रसाद अधिवक्ता, 29.06.1995 

बी 0 ए0 पूर्वी चम्पारण , 
नोटरी , मोतिहारी 

एल 0 एल 0 बी 0 जिला- मोतिहारी 
( सं0 सं0 - ए0/ नोट -34 / 92 / 4169 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार , संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी। 

11 जुलाई 2016 
एस0 ओ0 202 , एस0 ओ0 201 , दिनांक 17 अगस्त 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 


( सं0 सं 0- ए0/ नोट -34/ 92/ 4169 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी। 

The 11th July 2016 
S.O. 201, date 17th August 2016— In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Banshidhar Prasad 
and whose detail according to Notary Register is given below , the Notary appointed under section - 3 of 
the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub- rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 ( As 
Amended ) by the State Government in Law Department Notification No. 1998 /J dated 29.06.1995 to 
practice as notary again for the next five year from 29.06.2016 . 


०० 


बिहार गजट , 17 अगस्त 2016 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Date of which the 
nameof the Notary 
has been entered in 
the Register. 

3 
29.06.1995 


Area in 

which 
Notary to 
practice 

5 

East 
Champaran 

District 


1 


6 


Shri 
Banshidhar 
Prasad 


2 
Advocate , 
Notary , Motihari 


4 
B.A 
L.L.B 


( File no . -A/ Not - 34 / 92/ 4169/ J ) 

By order of the Governor of Bihar, 
MANOJ KUMAR , Joint Secretary -cum - Additional Legal Remembrancer , 

Bihar. (Competent Authority) 


1956 


19 जुलाई 2016 
एस0 ओ0 203 , दिनांक 17 अगस्त 2016 — नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -5 (2 ) के 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल , नोटरीज अधिनियम , 1952 ( 53 of 1952 ) की धारा -3 और 
नोटरीज नियमावली, 

( यथा संशोधित ) के नियम -8 के उप -नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना 
संख्या-2094/ जे0 , दिनांक 29.07.1986 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक , श्री जय प्रकाश पाण्डेय , कटिहार अधिवक्ता 
जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 06.05.2016 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए 
लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री जय प्रकाश अधिवक्ता, व्यवहार 06.05.1992 

बी 0 ए0 

कटिहार 
पाण्डेय 

न्यायालय, कटिहार 

एल 0 एल 0 बी 0 

जिला 
( सं 0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-17 / 90/ 4406 / जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार , संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी। 

11 जुलाई 2016 
एस0 ओ0 204, एस0 ओ0 203 , दिनांक 17 अगस्त 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 


( सं 0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-17/ 90/ 4406/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी। 

The 19th July 2016 
S.O. 203 date 17th August 2016— In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) , the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jai Prakash Pandey 
and whose detail according to Notary Register is given below , the Notary appointed under section - 3 of 
the Notaries, Act , 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules , 1956 ( As 
Amended ) by the State Government in Law Department Notification No.2094/J dated 06.05.1992 to 
practice as notary again for the next five year from 06.05.2016 . 


बिहार गजट , 


17 अगस्त 2016 


9 


, 


Name of 
Notary 


1 


Shri Jai 
Prakash Pandey 


Residental/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
professional name of the Notary 

which 
address has been entered in 

Notary to 
the Register. 

practice 
2 3 

4 

5 

6 
Advocate , Civil 06.05.1992 

B.A 

Katihar 
Court, Katihar 

L.L.B 

District 
( File no . -A/ AB- 17/ 90/ 4406/ J ) 

By order of the Governor of Bihar, 
MANOJ KUMAR , Joint Secretary -cum -Additional Legal Remembrancer , 

Bihar. ( Competent Authority ) 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचनाएं 
3 अगस्त 2016 


सं 0 यो ० स्था0-3 / 3-6 / 15( खंड ) 3980 / यो 0वि 0 — योजना एवं विकास विभाग , बिहार, पटना के प्रशासनिक 
नियंत्रणाधीन कार्यरत जिला योजना कार्यालयों में पदस्थापित निम्नलिखित सहायक योजना पदाधिकारियों को स्थानांतरित 
करते कॉलम 4 में अंकित कार्यालय में सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित 
किया जाता है: 


क्र ० 


1 


4 


1 


2 


पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन स्थान 

स्थानांतरण के फलस्वरूप पदस्थापन स्थान 
2 

3 
श्री विनोद कुमार सिन्हा सहायक योजना पदाधिकारी , बक्सर सहायक योजना पदाधिकारी , सीतामढ़ी 
श्री जितेन्द्र प्रसाद सहायक योजना पदाधिकारी, मुंगेर सहायक निदेशक , बिहार राज्य योजना पर्षद्, 

पटना, प्रतिनियुक्त अर्थ एवं 

सांख्यिकी निदेशालय , बिहार , पटना 
2. उक्त क्रमांक 2 अवस्थित सहायक योजना पदाधिकारी ( श्री जितेन्द्र प्रसाद ) का स्थानांतरण अभ्यावेदन के आलोक 
हुआ है । फलतः इन्हें यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । 
3. उक्त सभी पदाधिकारी 15 दिनों के अंदर विरमित होकर नवपदस्थापित स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुरेन्द्र कुमार राम, संयुक्त सचिव । 


में 


4 अगस्त 2016 
सं 0 यो ० स्था0-1 / 3-14 / 2015-4003 / यो ० वि ० — योजना एवं विकास विभाग , बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन अर्थ 
एवं सांख्यिकी निदेशालय के अधीन विभिन्न जिलों में पदस्थापित निम्नलिखित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को कार्यहित में 
स्थानांतरित करते हुए कॉलम 4 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक के लिए सहायक निदेशक के रिक्त पद के विरूद्ध 
पदस्थापित किया जाता है: 
क्र 0 पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन स्थान 

स्थानांतरण के फलस्वरूप पदस्थापन 


स्थान / जिला 


2 


3 


4 


1 

1 


2 


3 


श्री प्रवीण कुमार 


4 


श्री अजय कुमार चौधरी जिला सांख्यिकी कार्यालय , औरंगाबाद अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (मुख्यालय ) 
श्री महेश प्रसाद 

जिला सांख्यिकी कार्यालय , अररिया अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (मुख्यालय ) 

जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्णिया अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (मुख्यालय ) 
श्री वैसुर रहमान अंसारी जिला सांख्यिकी कार्यालय , शिवहर अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (मुख्यालय ) 

जिला सांख्यिकी कार्यालय, नवादा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (मुख्यालय ) 
श्री राजदेव दास जिला सांख्यिकी कार्यालय, दरभंगा वित्त विभाग, बिहार पटना । 

1. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी अविलंब पद का प्रभार सौंप कर अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे एवं प्रभार 
प्रतिवेदन अविलंब विभाग को उपलब्ध करायेगें । 

2. स्थानांतरित पदाधिकारी वर्तमान ( अगस्त) माह का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे । 


5 


श्री शशि भूषण 


6 


10 


बिहार गजट , 17 अगस्त 2016 


3. श्री राजदेव दास, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी , दरभंगा का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन पर किया गया है । 
फलतः इन्हें स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कृष्ण कुमार, अपर सचिव । 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन , पटना 


1 


अधिसूचनाएं 

5 अगस्त 2016 
सं ० नि 0 वि 0 स्था0-139 / 2013-3100 — सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षक स्तर के निम्नलिखित पदाधिकारियों को 
निगरानी विभाग, बिहार , पटना के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो / विशेष निगरानी इकाई में अनुबंध के आधार पर प्रथम दो वर्षों 
अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक के लिए 
आवश्यकतानुसार एक - एक साल के लिए सेवा का विस्तार उनके कार्यो के समीक्षोपरांत अनुबंधित शर्तों के आधार पर बिल्कुल 
अस्थायी रूप से नियोजित किया जाता है : 
क्र ० सेवा निवृत्त पुलिस जन्म तिथि 

पता 

संपर्क नं ० 
सं ० उपाधीक्षक का नाम 
श्री महाराज कनिष्क कुमार 30.04.1955 साईचक , पाटलीपुत्रा सेन्ट्रल स्कूल के पीछे, बेउर , 9431806311 

पो ० - अनिसाबाद 
2 श्री राजेन्द्र सिंह 

30.07.1955 स्व 0 धनुषधारी सिंह, लक्ष्मी विला, रोड नं0-06 , 9431011033, 
राजीवनगर, पटना -24 

0612-2551033 
3 श्री अजीत 

कुमार सिंह 08.01.1955 एस0 के 0 पुरम , लेन नं0-8, आर्य समाज मंदिर 9430968258, 

रोड , आर० पी ० एस० मोड़ से उत्तर , दानापुर, 7739710763, 
पटना -801503 

06118-234221 
4 श्री गिरीन्द्र मोहन कुमार 04.11.1955 बोरिंग पाटलिपुत्रा रोड नं0-02, मकान 

9431490158 
नं0-128बी0, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना -13 
5 श्री रमेश कुमार मल्ल 01.08.1954 एम०-601 , मुन्डेश्वरी इनक्लेव, पासपोर्ट ऑफिस 

9791050255 , 
के पास, खाजपुरा -800014 

7261027266 
6 श्री प्रताप शंकर सिन्हा 

27.01.1954 मकान नं0-15, बेदनगर, बेली रोड, रूकनपुरा, 9934005503 

पटना 
7 श्री जानकी नन्दन चौधरी 01.05.1953 गोबरसही चौक डुमरी रोड, मुजफ्फरपुर -842001 9939178555 
8 श्री राज कौशल कुमार 05.04.1955 बीबीगंज , सुभाषनगर, रोड नं0-5, भगवानपुर, 9431053939 

मुजफ्फरपुर 
9 श्री शिवचन्द्र प्रसाद सिंह 21.10.1955 फ्लैट नं0-302बी 0, लक्ष्मी विला अपार्टमेंट , 

9431632526 
मोहल्ला - महेशनगर, पटना -24, बिहार 
10 श्री अरूण कुमार सिंह 01.09.1954 प्लॉट नं 0 - एफ / 14, फेज -2, अशियाना नगर, 0612-2583939 , 
पटना-800025 

9431039390 
11 श्री पारसनाथ सिंह 

05.11.1955 एम0 आई 0 जी0-242, हनुमाननगर, कंकड़बाग , 9905014791 

पटना -20 
श्री नागेन्द्र कुमार सिंह 02.12.1955 श्री कृष्ण नगर रोड नं0-12, म0-30 , 

9471988588 
पो 0 - किदवईपुरी, पटना -800001 
मो 0 शमीम 

10.06.1955 द्वारा मो 0 शफीक आलम, एच0 एन0 बी 0 / 74 रोड 9470629552 

नं 01 ए0, मुहल्ला - अलीनगर, अनिसाबाद, पटना -2 
14 श्री कामोद प्रसाद 

05.05.1955 ग्रा o + पो 0 - छपड़ा, थाना - कॉटी , जिला -मुजफ्फरपुर 9771430014 
श्री अरूण कुमार 23.09.1953 न्यू हरनीचक अनीशाबाद, पटना -800002 

9431269780 
श्री विजय कुमार यादव 

25.03.1953 आगा हुसैन का चौराहा आजाद ट्रान्सपोर्ट के 0612-2616066 , 
निकट पो 0 - वेगमपुर , पटना सिटी -800009 

8271558478 
17 मो ० जमीरूद्दीन 28.10.1954 28, हारूण नगर, फातमा मंजिल, सेक्टर -1, 

9431439993 
फुलवारीशरीफ, पटना 
18 श्री सुबाश साह 

30.06.1954 शान्ति बिहार कोलोनी, एक्स 0 टी 0 टी 0 आई दीघा , 9431295772 

पटना -11 


12 


13 


15 


16 


बिहार गजट , 


17 अगस्त 2016 


11 


, 


जन्म तिथि 


पता 


संपर्क नं ० 


क्र ० 
सं ० 


सेवा निवृत्त पुलिस 
उपाधीक्षक का नाम 
मो ० खलील 


19 


04.01.1956 


9430036281 


20 


06.11.1954 


9006009215 


श्री श्याम किशोर प्रसाद 
श्री मिथिलेश प्रसाद 


21 


20.01.1956 


उमर कॉलोनी, पूर्वी अनवर पुर पो 0 - हाजीपुर, 
थाना - नगर हाजीपुर, जिला - वैशाली -844101 
ग्राम - डरहार, पो 0 - लहेरियासराय , दरभंगा 
त्रिपदा भवन, गोकुल कोलनी, गोलकी मोड़ 
नयाचक , पो o- मनोहरपुर, कछुआरा, 
थाना - रामकृष्णानगर, पटना 
आवास सं0-11, नवीन पुलिस केन्द्र लोदीपुर, 


9955063052 


22 


श्री गोपाल पासवान 


31.12.1955 


9431373851 


पटना 


23 


, 


25 


श्री नन्द किशोर राम 03.06.1953 सा o-पंचवटी बैक कॉलोनी, रानीपुर रोड, 

9934811354 
पोस्ट + थाना- फुलवारीशरीफ , जिला - पटना 

(बिहार) 
24 श्री विजेन्द्र कुमाद दास 03.09.1954 

मो ० - डंकाकचा, सदरगली, पो 0 - झाउगंज, पटना 9431188268 

सिटी, थाना - खाजेकलां, पटना 
श्री अजय कुमार चौधरी 17.07.1954 गेट नं0-16, दुजरा, राजापुर पुल , 

9431186620 
पो 0 - जी 0 पी 0 ओ0, थाना - बुद्धा कॉलोनी, 

जिला - पटना, पिन -800001 
2. सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 के कंडिका -5 एवं 6 में 
निहित शर्तों यथा 

(i) असैनिक शल्य चिकित्सक - सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र समर्पित करना 

आवश्यक होगा । 
( ii ) संविदा पर नियोजित सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम 

वेतन + सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की 
राशि + सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि 
प्राप्त होगी वही देय होगा, परन्तु पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा । मासिक मानदेय की 

राशि उक्त सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षकों के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी । 
3. उपरोक्त संकल्प में वर्णित उन्हें देय सुविधा एवं शक्तियाँ अनुमान्य होगा । 

उपर्युक्त पदाधिकारीगण दिनांक 31.08.2016 तक अपना योगदान निगरानी विभाग, सूचना भवन, बेली रोड, पटना 
में निश्चित रूप से देंगे । अन्यथा उनका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा । 

5. उपर्युक्त पदाधिकारियों को योगदान देने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 
6. योगदान देते समय स्वीकृत एक अनुबंध पत्र / एकरारनामा करना होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव । 


1 अगस्त 2016 
सं ० नि 0 वि 0 / स्था 0 वि0-527 / 08-2965 — बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम , 2009 की धारा -24 के अधीन 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 का 
संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ : (1) यह नियमावली, बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन ) नियमावली, 2016 कही जा 
सकेगी । 

( 2 ) यह तुरत प्रवृत्त होगी । 
2. बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के नियम -12 का प्रतिस्थापन : 

उक्त नियमावली, 2010 का "नियम -12 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : - "12. विशेष न्यायालयों के 
समक्ष विचारण में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट वाले मामलों के विचारण के लिए दंड प्रक्रिया 
संहिता 1973 में विहित की गई हो । " 
3 बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के शेष सभी कंडिकाएं यथावत् रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट, प्रधान सचिव । 


12 


बिहार गजट , 17 अगस्त 2016 


The 1 " August 2016 
No - NI / VI-STHA/ VI - 527/ 08-2966 — In exercise of the powers conferred under section 24 of the 
Bihar Special Court Act, 2010 , the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend 
the Bihar Special Courts Rules , 2010 : 

1. Short title and commencement :-1 . These Rules may be called the Bihar Special Courts 
(Amendment ) Rules , 2016 . 

2. It shall come into force at once . 
2. Substitution of Rules- 12 of the Bihar Special Courts Rules 2010. 

Rule - 12 of the said Rules, 2010- Rule 12 of the said Rules, 2010 shall be substituted by 
the following : - 

" 12. The same procedure in trial before special court shall be followed as it has been prescribed 
in criminal procedure code 1973 for trial ofwarrant cases before magistrate." 
3. Rest of the provisions of the Bihar Special Courts Rule 2010 will remain unchanged . 

By order of the governor of Bihar, 
( Sd ) Illegible , Principal Secretary. 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा) 


गृह जिला 


1 


5 


1 


अधिसूचनाएं 

26 जुलाई 2016 
सं ० कारा / स्था o ( चि o)01-08 / 2016–4413—दिनांक 06.06.2016 को महानिरीक्षक , कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार , 
पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा राज्य की विभिन्न काराओं में Walk-in-interview के माध्यम से संविदा 
के आधार पर दस (10) उपस्थित पुरुष चिकित्सकों (विशेषज्ञ) की नियुक्ति करने हेतु उनके कागजातों / प्रमाण - पत्रों की जांच 
की गयी । 

2. उपरोक्त के आलोक में सभी 10 ( दस ) विशेषज्ञ चिकित्सकों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -7 में अंकित कारा में 
रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है: 
क्र ० चिकित्सक का पिता का नाम 

स्थायी पता 

आरक्षण पदस्थापन कारा 
कोटि 

का नाम 
2 

3 4 

6 

7 
डॉ . वरूण कुमार श्री सुरेन्द्र कुमार 

पू0 चम्पारण ग्राम + पो ० - सिरसा, जिला - पू 0 सामान्य 

केन्द्रीय कारा, 
चम्पारण , पिन -845401 | 

गया 
2 डॉ. सुमीत सौरभ श्री राजीव रंजन पटना द्वारा श्रीवास्तव अविनाश 

सामान्य 

केन्द्रीय कारा, 
लाल प्रसाद अनिशाबाद , बाईपास 

बक्सर 

रोड, पटना । 
3 डॉ . आशीष डी . 

सारण हाउस नं0-10 , आर्य, समाज सामान्य उपकारा, दानापुर 
सिन्हा सिन्हा 

मंदिर के विपरीत , छपरा मेन 

बजार , छपरा, बिहार । 
4 डॉ . चन्द्रशेखर 

श्री कामता पटना 77 - यारपुर, रोड संख्या -01, 

सामान्य मंडल कारा, आरा 
पाण्डेय पाण्डेय 

पटना सदर , पटना -800001 
5 डॉ . आशीफ 

डॉ . शाफी अहमद मधुबनी ग्राम + पो 0 - पचाही. 

सामान्य मंडल कारा, 
अहमद 

भाया – मधेपुर 

मधुबनी 

जिला - मधुबनी । 
6 डॉ . अमरनाथ श्री गोपालजी दरभंगा बाकरगंज, वार्ड नं0-34, सामान्य 

मंडल कारा, 
जायसवाल चौधरी लहेरियासराय, दरभंगा । 

दरभंगा 
7 डॉ . अविनाश स्व ० रामेश्वर अररिया ग्राम + पो 0 - अररिया , बैगाची सामान्य 

मंडल कारा, 
कुमार अम्बष्ठ प्रसाद जिला - अररिया -854311 

अररिया 
श्री वी.एन. महतो दरभंगा ग्राम – बेलवागंज, 

अनु0 जाति मंडल कारा, 
थाना - लहेरिया सराय , 

सीतामढी 

दरभंगा । 
9 डॉ . सच्चिदानन्द श्री ललन प्रसाद बक्सर टिचर्स कॉलोनी, चरितरबन, सामान्य 

मंडल कारा, 
राय राय पो +जिला - बक्सर । 

सासाराम 


श्री दिपेन्द्र कुमार 


8 


डॉ. सन्नी कुमार 


बिहार गजट , , 17 अगस्त 2016 


w 


गृह जिला 


1 


4 


6 


7 


क्र ० चिकित्सक का पिता का नाम 

स्थायी पता 

आरक्षण पदस्थापन कारा 
नाम 

कोटि 

का नाम 
2 3 

5 
10 डॉ . अजय कुमार 

श्री रामध्यान राम पटना 4 एच / 4, हाउसिंग रोड अनु 0 जाति मंडल कारा, 
लाल 

कॉलोनी बहादुरपुर, 

गोपालगंज 

पटना -800026 
3. यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 11 माह के लिए विहित एकरारनामा के अधीन इस शर्त पर की जाती है कि 
कोई भी चिकित्सक नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे । 

4. सभी चिकित्सक अपने पदस्थापन कारा में अपने चिकित्सा संबंधी सभी प्रमाण - पत्रों की छायाप्रति तथा असैनिक 
शल्य चिकित्सक - सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन ) के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण - पत्र के साथ 
योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । 

5. सभी संबंधित चिकित्सकों को निदेश है कि वे पदस्थापन कारा में एक सप्ताह के अंदर अपना योगदान देना 
सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र०) । 


26 जुलाई 2016 
सं ० कारा / स्था ० (चि o )01-08 / 2016–4419— दिनांक 06.06.2016 को महानिरीक्षक , कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, 
पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा राज्य की विभिन्न काराओं में Walk -in-interview के माध्यम से संविदा 
के आधार पर निर्धारित अर्हता को धारित करने वाले 27 सामान्य चिकित्सकों के कागजातों / प्रमाण - पत्रों की जांच 
की गयी । 

2. उपरोक्त के आलोक में 27 ( सताईस ) सामान्य चिकित्सकों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -7 में अंकित कारा में 
रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है: 
क्र ० चिकित्सक का नाम पिता का नाम 

गृह स्थायी पता 

आरक्षण पदस्थापन कारा 
जिला 

कोटि 

का नाम 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 

1 


डॉ . संजीव कुमार 


डॉ. नवीन कुमार 


डॉ . विकाश कुमार श्री राजेन्द्र सिंह सीतामढ़ी | ग्राम – पो 0 - रामनगर, थाना - रीगे, अ.पि.वर्ग मंडल कारा , सीतामढ़ी 

जिला - सीतमढ़ी पिन -843302 
डॉ . सुमन कुमार 
2 श्री सिद्धेश्वर प्रसाद नालन्दा ग्राम + पो 0 - अंदी, थाना - अस्थवां, पि.वर्ग मंडल कारा, नवादा 

नालन्दा । 
3 श्री राम गणेश पंडित सीतामढ़ी | ग्राम + पो 0 - मधुबन बसहा, अ.पि.वर्ग शहीद खुदीराम बोस 
थाना - बाजपटी, सीतामढ़ी, 

केन्द्रीय कारा, 
पिन -843314 

मुजफ्फरपुर 
श्री आनन्दी प्रसाद 
4 

खगड़िया ग्राम - शेरगास गोगरी, खगड़िया पि.वर्ग मंडल कारा, 
नवीन 

फुलवारीशरीफ 
5 डॉ . कृष्ण कुमार राम श्री यमुना राम रोहतास | ग्राम - देवरिया , पो ० - पहलेजा, अनु.जाति मंडल कारा , सासाराम 

थाना - अकौधीगोला, 

जिला - रोहतास । 
6 डॉ . मो 0 कमरान मो 0 अली असगर गोपालगंज दलालजी टोला, पो 0 - शंखे खास , सामान्य 

मंडल कारा, 
गोपालगंज , पिन -841438 

गोपालंगंज 
डॉ . जयनेन्द्र कुमार श्री अंजनी कुमार 
7 भागलपुर | ग्राम + पो 0 - खानपुर नाल , 

पि.वर्ग महिला मंडल कारा, 
सिंह वाया - सुल्तानगंज, थाना - बाथ , 

भागलपुर 

जिला - भागलपुर पिन-813213 
8 डॉ . अमरजीत कुमार श्री सुखदेव प्रसाद पटना रोड नं0-09 शिवनगर, आशियाना अ.पि.वर्ग मंडल कारा, 

नगर, थाना - शास्त्री नगर, पटना । 

बिहारशरीफ 
डॉ . अनुराग सिंह श्री लाल मोहन सिंह पटना फलैट नं0-304 रामबिलास पि.वर्ग 

उपकारा, मसौढ़ी 
इनक्लेव, पूर्वी लोहानीपुर, 

पो + थाना - कदमकुआं, पटना । 
10 | डॉ . अभिनव प्रियदर्शी श्री राम कृष्ण सिंह लखीसराय द्वारा - ध्रुव कुमार सिंह, 

सामान्य मंडल कारा , बेगुसराय 
ग्राम + पो 0 - बरहिया , टोला - धनराज , 
वार्ड नं0-6 लखीसराय-811302 


9 


14 


बिहार गजट , 17 अगस्त 2016 


1 


2 


3 


4 


5 


मंडल कारा, 


17 


19 


20 


क्र ० चिकित्सक का नाम पिता का नाम 

गृह स्थायी पता 

आरक्षण पदस्थापन कारा 
जिला 

कोटि 

का नाम 
6 

7 
11 | डॉ . मनोज कुमार श्री राम लखन सिंह समस्तीपुर ग्राम + पो 0 - सिंघियाघाट , 

पि.वर्ग मंडल कारा, खगड़िया 
टोला -शिवनाथपुर, 

जिला - समस्तीपुर, पिन -848236 
12 | डॉ. मधुरेन्द्र कुमार श्री धीरेन्द्र प्रसाद दरभंगा | ग्राम -सिनुआरा, थाना - बहादुरपुर , सामान्य 

दरभंगा 
सिंह 

दरभंगा । 
13 | डॉ . अनुपम कुमार श्री नवल किशोर पटना अल्का कॉलोनी, कुम्हरार गुमटी सामान्य मंडल कारा, बेगुसराय 
शर्मा 

के नजदीक महेंद्रु, पटना-6 
14 डॉ . मो 0 अफताब मो 0 कलामुद्दीन जमुई नीमा रंगरेजी मोहल्ला, थाना पि.वर्ग मंडल कारा , जमुई 
आलम 

वाया- जमुई पिन -811307 
15 डॉ . कृष्णा कुमार श्री राम सेवक राम दरभंगा | ग्राम - गंगासागर, रूदलगंज , अनु.जाति उपकारा, दलसिंहसराय 

पो ० - लालबाग, थाना - लहेरिया 

सराय, दरभंगा । 
16 | डॉ . ललन प्रसाद श्री चन्द्रदीप सिंह औरंगाबाद ग्राम –बिहटा, पो 0 - शेखपुरा, सामान्य मंडल कारा, नवादा 
सिंह 

थाना - हासपुरा, जिला - औरंगाबाद 
डॉ . अरूण कुमार श्री शिव कुमार प्रसाद सारण ग्राम - शंकरडीह, 

पि.वर्ग मंडल कारा , सिवान 
राय 

पो 0+ थाना - परसा, जिला - सारण 
18 | डॉ . रणधीर कुमार श्री सुशील कुमार नालन्दा खंडक मोड़, डॉक्टर कॅलोनी, पि.वर्ग 

केन्द्रीय कारा, बक्सर 
गुप्ता 

बिहार शरीफ नालन्दा -803101 
डॉ . शशि रंजन श्री राजेश्वर राम पटना 

नया पटना कॉलोनी, 

अनु.जाति उपकारा, दलसिंहसराय 
पो0+ थाना - बेऊर, केआईओएस 

स्कुल के नजदीक पटना-800002 
डॉ . बुचकुन दास श्री फौजदारी दास खगड़िया ग्राम - नायागांव हरिजन टोला , अनु.जाति मंडल कारा, खगड़िया 

पो ० - नयागांव गोगरी खगड़िया 
21 डॉ . कुमार राजेश श्री सुरेश शर्मा पटना मकान संख्या - बी / 86 हाउसिंग सामान्य उपकारा, दानापुर 

कॉलोनी, लोहियानगर, कंकड़बाग , 

पटना -800026 
22 | डॉ . ब्रजेश कुमार श्री रामचन्द्र प्रसाद समस्तीपुर ग्राम - बतसडीहा, पो 0 - उजान , सामान्य शहीद खुदीराम बोस 

थाना - बेथान जिला - समस्तीपुर , 

केन्द्रीय कारा, 
पिन-848207 

मुजफ्फरपुर 
23 | डॉ . लक्ष्मी प्रसाद श्री शिवजी प्रसाद 

मधुबनी खुटौना बाजार, गांधीचक , 

सामान्य 

केन्द्रीय कारा, बक्सर 

मधुबनी-847227 
24 डॉ . विजय कुमार 

खगडिया नया गांव परवटा , 

सामान्य 

मंडल कारा, 
जिला - खगडिया 

जहानाबाद 
25 डॉ. गौतम संजय श्री सुरेश प्रसाद पटना ग्राम - पीरदमरिया , 

सामान्य मंडल कारा, समस्तीपुर 
कुमार 

पो 0 - मारूफगंज , 

थाना - मालसलामी, पटना । 
26 डॉ. जितेन्द्र कुमार 

स्व ० हजारी लाल नालन्दा खंडक मोड़, पटेल गली, बिहार पि.वर्ग 
गुप्ता 

शरीफ नालन्दा –803101 

जहानाबाद 
27 डॉ . अमित कुमार श्री हरिशंकर प्रसाद गोपालगंज दरगाह रोड, पो ० - गोपालगंज, पि.वर्ग 

मंडल कारा, 

बेतिया 
अरूण 

बिहार । 
3. यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 11 माह के लिए विहित एकरारनामा के अधीन इस शर्त पर की जाती है कि 
कोई भी चिकित्सक नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे । 

4. सभी चिकित्सक अपने पदस्थापन कारा में अपने चिकित्सा संबंधी सभी प्रमाण - पत्रों की छायाप्रति तथा असैनिक 
शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन ) के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण - पत्र के साथ 
योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । 

5. सभी संबंधित चिकित्सकों को निदेश है कि वे पदस्थापन कारा में एक सप्ताह के अंदर अपना योगदान देना 
सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्रo ) । 


श्री केशव कुमार 


मंडल कारा, 


बिहार गजट , , 17 अगस्त 2016 


15 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

( मत्स्य ) 


अधिसूचना 

4 अगस्त 2016 
सं ० म० / प्रशिक्षण- 02 / 2013-1066- पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य ) संसाधन विभाग , पटना के अन्तर्गत 
समय - समय पर सामग्रियों के क्रय से संबंधित तकनीकी मामलों यथा- लागत इकाई, हैचरी का निर्माण एवं संचालन, मिट्टी 
एवं पानी की जाँच के मानक, मछलियों की प्रजाति की पहचान, मछलियों के बिमारियों की पहचान इत्यादि पर निर्णय लेने 
हेतु एतद् द्वारा एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है: 
(i ) निदेशक मत्स्य 

अध्यक्ष 
(ii ) अवर सचिव- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा नामित 

सदस्य 
(iii ) संयुक्त मत्स्य निदेशक , प्रशिक्षण एवं प्रसार 

सदस्य 
(iv ) संयुक्त मत्स्य निदेशक, रा ० प ० ई ० 

सदस्य 
( v) संयुक्त मत्स्य निदेशक, मुख्यालय 

सदस्य 
(vi ) संयुक्त मत्स्य निदेशक , अनुसंधान 

सदस्य 
(vii ) उप मत्स्य निदेशक , मुख्यालय, 

सदस्य 
( viii ) सहायक मत्स्य निदेशक, योजना, 

सदस्य 
( ix ) सहायक अभियंता (मुख्यालय ) 

सदस्य 
प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है । 
3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएँ । 
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0 ) अस्ष्ट , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 22-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


16 


बिहार गजट , 17 अगस्त 2016 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No. 974- I, MUGDHA SINGH, W/ o . Neeraj Kumar Singh, R/ o- House No. - 37, Road. No.2 
Nehru Nagar, P.S.- Patliputra, Dist-Patna , declare Vide Affidavit No. 3299 Dated 05.07.2016 that now 
onwards my son Aryan will be known as Aryan Singh . 

MUGDHA SINGH . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 22-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , , 17 अगस्त 2016 


17 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं ० 5 निगो0 वि 0 (5) 105 / 2014 - खण्ड - 2-253 नि ० गो ० 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


संकल्प 

5 अगस्त 2016 
डा 0 सुनील कुमार शाही , तत्कालीन संयुक्त निदेशक, पशुपालन निदेशालय, बिहार , पटना सम्प्रति सेवा निवृत के 
विरूद्ध राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत योजनाओं की मार्गदर्शिका के अनुरूप ससमय परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं 
करने, वित्तीय वर्ष 2014-15 में योजना उद्व्यय के अनुरूप प्रस्ताव उपस्थापित नहीं करने तथा एकीकृत न्यायदर्श सर्वेक्षण 
की योजना के अन्तर्गत बजट शीर्ष नहीं खोलने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय संकल्प -12 निगो० दिनांक 20.01.2016 के 
द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी । 

2. डा 0 शाही को दिनांक 31.03.2016 को सेवा निवृत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही 
को विभागीय आदेश ज्ञापांक -35 निगो० दिनांक 23.02.2016 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी ) के अन्तर्गत 
परिवर्तित कर दी गयी । 

3. मामले में संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 05.05.2016 को समर्पित किया गया । जाँच प्रतिवेदन 
के आलोक में विभागीय पत्राांक -123 निगो० दिनांक 31.05.2016 के द्वारा डा 0 शाही से द्वितीय लिखित अभिकथन की मांग 
की गयी । 

4. उक्त आलोक में डा 0 शाही से प्राप्त द्वितीय लिखित अभिकथन दिनांक 07.06.2016 की समीक्षा सरकार स्तर पर 
की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि डा 0 सुनील कुमारी शाही सेवा निवृत हो चुके हैं, यदि इन्हें वृहत दण्ड दिया जाता 
है तो इस श्रेणी के लिए इनका आरोप नहीं बनता है तथा मामले में किसी प्रकार का वित्तीय क्षति नहीं हुई है । अतएव डा 0 
शाही के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया । 

अतः उक्त निर्णय के आलोक में डा0 सुनील कुमार शाही, तत्कालीन संयुक्त निदेशक, पशुपालन निदेशालय, 
बिहार, पटना सम्प्रति सेवा निवृत को आरोप मुक्त मानते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


5 . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 22-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


